रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 3 , 2017 / कार्तिक 12 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 2017 /KARTIKA 12, 1939 


सं . 3089 ] 


No . 3089) 


NEW 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2017 
का . आ . 3524 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 1498(अ), तारीख 9 मई, 2017, जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग । ।, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या 11ए के 58.320 कि . मी . से 62.500 कि . मी . (दौसा - मनोहरपुर सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा 
करने / चार लेन का बनाने आदि,), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 


___ और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 16 जून, 2017 
को " राजस्थान पत्रिका और " जयपुर टाइम्स दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
उघ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


6540 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए के कि . मी . 58.320 से कि . मी . 62.500 तक (दौसा - मनोहरपुर सेक्शन ) के 

लिये अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


क्रम 
सख्या 


जिला 
का 


तालुक 
का नाम 


गाँव का 
नाम 


खसरा 
संख्या 


| भूमि का | भूमि की 

प्रकार प्रकृति 


| भूमि का 

क्षेत्रफल 
| ( हैक्टेयर 


हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 


नाम 


(1) 


( 2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) । 

शंकरलाल, राजेन्द्रकुमार पि . 

भोलूराम असवाल हि . 1 / 2 
0. 0304 | राकेशकुमार पुत्र बंशीधर असवाल 

हि . 1 / 2 जाति खटीक सा . देह 
खातेदार 


जयपुर 


5440 / 7 | निजी 


| बारानी 1 


शाहपुरा मनोहरपुर 


गैर 


5440 / 8 


सरकारी 


0.0100 


मार्ग एवं पगडंडिया ( राजस्थान 
सरकार ) 


रास्ता 
कुल 


0 .0404 


(2) शिवपुरी 


7386/2 | निजी | बारानी 1 


| 0.0144 


7387/ 2 | निजी 


| बारानी 1 | 0.0097 


7387/ 3 


निजी 


| बारानी 1 


0 . 0343 


ओमप्रकाश , चिरंजीलाल , सुदेश , 
अशोक पि . ग्यारसीलाल कौम 
खटीक सा. देह खातेदार 
भारती यादव पत्नि सतीश यादव 
कॉम अहीर सा . घासीपुरा 
मानव संसाधन व जन कल्याण 
संस्थान घासीपुरा जरिये सचिव 
तरूणलता यादव पत्नि धर्मसिंह 
यादव हि . 1 / 2 मानव संसाधन 
एवं जनकल्याण संस्थान जरिये 
भारती यादव पत्नि सतीश यादव 
निवासी घासीपुरा हि . 2200 / 2857 
तरूणलता पनि धर्मसिंह यादव 
भारती यादव पत्नि सतीश यादव 
हि. 657 / 2857 दर हि . 1 / 2 सा . 
घासीपुरा खातेदार 
सहीद अहमद पुत्र फतेह मोहम्मद 
हि . 79. 23 / 600 हमीद खां पुत्र 
नाथूखां हि . 22. 22 / 600 हनीफ 
खां पुत्र भूरेखां हि . 22. 22 / 600 
जीमखां पुत्र हाजी वशीर खां हि . 
22.22 / 600 नसरू पुत्र नूरमोहम्मद 

खां हि . 18.89 / 600 कॉम 
मुसलमान सा . देह भंवरी देवी पत्नि 
कल्याण हि . 142. 22 / 600 कौम 
जाट रोहिताश कुमार पुत्र सूरजमल 
हि . 29.44 / 600 कौम जाट 
लच्छूराम पुत्र रामनाथ हि . 45 . 
79 / 600 कौम जाट सा . 
खोरालाडखानी प्रभूदयाल बंशीधर 
पि. बिरदीचन्द महेन्द्र सिंह पुत्र 


7387/ 8 निजी 


वाणिज्यक 0.0268 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


फूलचन्द हि . 96.66 / 600 कौम 
जाट शांती देवी पत्नि स्व . छोटूराम 
हि . 22.22 / 600 कौम ब्राह्यण 
फूलचन्द पुत्र बिरदीचन्द हि . 32 . 
23 / 600 कॉम जाट सा . रतनपुरा 
तहसील जमवारामगढ़ खातेदार 
नन्दा देवी पत्नि रमेशचन्द यादव 
जाति अहीर सा . घासीपुरा हाल 
निवासी बी - 5 माडलटाउन 
जगतपुरा रोड मालवीयनगर जयपुर 
खातेदार 
प्रभूदयाल पुत्र बिरदाराम जाट 
बंशीधर पुत्र बिरदाराम जाट 
महेन्द्रसिंह पुत्र फूलचन्द जाट 
जाति सा . रतनपुरा तहसील 
जमवारामगढ़ 


7387/ 9 | निजी 


। वाणिज्यक | 0.0099 


7387/ 10 | निजी 


आवासीय 


0 . 014 


कुल 


0. 1093 


कुल 


| 0 . 1497 


योग 


[ फा . सं . सीजीएम / आरओ / 15 / 2016 / एन.एच - 11ए / 3डी / शाहपुरा] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd November, 2017 
S . O . 3524 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways, number S . O 1498 ( E), dated 9th May 2017 , published in Gazette of India, 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared 
its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening / four-laning , etc .), maintenance ,management and operation of National Highway No. 11A on the 
stretch of land from Km 58 . 320 to Km 62.500 (Dausa-Manoharpur Section ) in the District Jaipur in the State 
of Rajasthan. 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Rajasthan Patrika ” and 
“ Jaipur Times” both dated16 June 2017 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

__ And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 
Brief Description of the land to be acquired, with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km . 58 . 320 to Km . 62 .500 (Dausa -Manoharpur Section ) of the National Highway No. 11A in the State of 

Rajasthan 


Serial 
number 


Name Name of 
of the the 
district taluka 


Name of 
the village 


Khasra 
number 


Type 

of 
land 
6 


Nature of 
land 

7 


Area 

( in 
Hactare ) 

8 


5 


1 


( 1) 


| ( 1 ) 


Jaipur 


( 1 ) 
Shahpura Manoharpur 


Name of the Interested 

persons 

9 
Shankarlal, 
Rajendrakumar Slo 
Bholuram Aswal Hi, 1/ 2 
Rakeshkumar S / o 
Banshidhar Aswal Hi. 
1 /2 caste Khatik Sa. Deh 
Khatedar 


5440 / 7 


Private 


Barani 1 


l 


0 .0304 


Gair 


5440/8 


Govt . 


0 .0100 


Marg and Pagdandiya 
(Rajasthan Government) 


Mumkin 
Rasta 
Total 


0 .0404 


(2 ) Shivpuri 


7386 / 2 


Private 


Barani 1 


0 .0144 


7387/2 


Private 


Barani 1 


0 .0097 


7387 /3 


Private 


Barani 1 


0 .0343 


Omprakash , Chiranjilal, 
Sudesh , Ashok S /o 
Gyarshilal caste khatik 
Sa. Deh Khatedar. 
Bharti Yadav w /o Satish 
Yadav caste Ahihr Sa . 
Ghasipura . 
Manav Sansadhan and 
Jan Kalyan Sansthan 
Ghasipura by sect. 
Tarunlata Yadav W /o 
Dharmsingh yadav Hi. 
1 /2 , Manav Sansadhan 
and Jan Kalyan 
Sansthan by Bharti 
Yadav w /o Satish Yadav 
R /o Ghasipura Hi. 
2200/ 2857 Tarunalata 
Yadav W /o Dharmsingh 
yadav, Bharti Yadav 
W /o Satish Yadav Hi 
657 / 2857 dar Hi. 1 /2 
R / O Ghasipura Sa . Deh 
Khatedar . 
Sahid ahmad s/ o fateh 
mohd . Hi. 79 .23/600 , 
Hameed Khan S / o 
Nathukhan 

Hi. 
22 . 22 /600, Hanif Khan 
S /o Bhoore Khan 
22. 22 /600, Jamikhan S /o 
Hazi Vashir Khan Hi. 
22 .22/600 , Nasru S / o 
Noor Mohd. Khan Hi. 
18 .89 /600 

caste 
Musalman Sa. Deh , 
Bhanwari Devi w / o 
Kalyan Hi. 142. 22 /600 
caste jat, Rohitash 
Kumhar S /o Surajmal i. 
29. 44 /600 caste jat , 


7387/ 8 


Private Commercial 


0 .0268 


[ TT II – qus 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Lachhuram S / o ramnath 
i. 45 .79 /600 caste jat Sa. 
Khoraladkhani 
Prabhudayal, 
Banshidhar Slo 
Birdichand, 
Mahendrasingh 
Phoolchand 
96 .66 /600 caste Jat, 
Shanti devi w /o late 
Chhoturam 

Hi. 
22 . 22 /600 

caste 
Brahmin , Ramsharan 
S / o Chhoturam i. 
22 .22 /600 caste 
Brahmin , Mahesh 
Kumar S /o Banwarilal 
Hi. 22.22/600 caste 
Brahmin , Phoolchand 
Slo Birdichand Hi. 
32 .23 /600 caste Jat Sa . 
Ratanpura Tehsil 
Jamwaramgarh 
Khatedar. 
Nanda devi w / o 
Rameshchand yadav 
caste ahir Sa. Ghasipura 
present R / o B - 5 Model 
Town Jagatpura Road 
Malviya Nagar, Jaipur 
Khatedar. 
Parbhudayal 
Birdaram 
Banshidhar 

Slo 
Birdaram 

Jat, 
Mahendrasingh S /o 
Phoolchand Jat caste Jat 
Sa . Ratanpura Tehsil 
Jamwaramgarh . 


7387 /9 


Private 


Commercial 


0.0099 


S / o 


Jat, 


7387/10 


Private 


Residential 


0 .0142 


Total 
Grand Total 


0 . 1093 
0 . 1497 


[F . No. CGM /RO / 15 /2016 /NH - 11A / 3D / Shahpura ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


DAVECU CUVU 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2017 .11 .06 22:40 :04 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


